X 


सत्यमेव जयते 


कार 
. 
. 


. 


OF HA 


NARY 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No . 155 - 2018 / Ext . ] 


चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 

तम्बर , 2018 
( 22 भाद्र, 1940 शक ) 


विधायी परिशिष्ट 


क्रमांक 


विषय वस्तु 


पृष्ठ 


भाग 


अधिनियम 


कुछ नहीं । 


भाग II 


अध्यादेश 


कुछ नहीं । 


भाग III 


प्रत्यायोजित विधान 


667 - 668 


अधिसूचना संख्या का आ० 60 / पं०अ० IV / 1872 / धा० 39क / 2018, 
दिनांक 13 सितम्बर , 2018 – हरियाणा चौकीदार संशोधन नियम, 2018. 


669 - 670 


अधिसूचना संख्या का०आ० 61 / पं०अ० IV / 1872 / धा० 39क / 2018, 
दिनांक 13 सितम्बर , 2018 – हरियाणा में गांव के चौकीदारों को भुगतानयोग्य मानदेय 
भत्तों को प्रथम अप्रैल, 2018 से नियत करने बारे । 

( प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित ) 
शुद्धि -पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 
कुछ नहीं । 


भाग IV 


प .IN 


(lxxxii) 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), SEPT . 13, 2018 ( BHDR. 22 , 1940 SAKA) 


667 


भाग - III 


हरियाणा सरकार 

गृह विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 13 सितम्बर , 2018 
संख्या का० आ० 60 / पं० अ० IV / 1872 / धा० 39क / 2018. - पंजाब विधि अधिनियम , 1872 (1872 का पंजाब 
अधिनियम IV ) की धारा 39क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, हरियाणा चौकीदार 
नियम , 2013 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात् : 
1. ये नियम हरियाणा चौकीदार संशोधन नियम , 2018, कहे जा सकते हैं । 

हरियाणा चौकीदार नियम , 2013 (जिन्हें , इसमें , इसके बाद , उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 3 में , खण्ड ( ख ) के 
स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् : 
"( ख ) वह सरकारी स्कूल या सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूल से एक विषय के रूप में हिन्दी / संस्कृत सहित कम से कम 

मैट्रिक पास होना चाहिए । तथापि, नई शैक्षणिक योग्यता अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी । । 
उक्त नियमों में , नियम 9 में , खण्ड (xiii ) के बाद , निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे , अर्थात् : 
" (xiv ) वह जन्म तथा मृत्यु का रजिस्टर तैयार करेगा तथा उसकी मासिक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा ; 
( xv ) वह विधि - व्यवस्था भंग होने से उत्तपन्न किसी स्थिति के सम्बन्ध में पुलिस थाना में सूचना देगा; 
( xvi ) वह विधि - व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की सहायता करेगा; 
( xvii ) वह बिजली, पानी , पेड़, पशु, कृषि मशीनों तथा औजारों आदि की चोरी के बारे में पुलिस को सूचना देगा ; 
( xviii) वह सड़क तथा यातायात बाधित होने पर उसे खुलवाने में पुलिस की सहायता करेगा; 
( xix ) वह खेतों में लगी हुई आग को बुझाने में पुलिस की सहायता करेगा ; 
( xx) वह पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा आपात प्रतिक्रिया वाहनों की सहायता करेगा ; 
( xxi ) विशिष्ट एवं अति - विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के दौरान उपस्थित रहेगा तथा सरकारी कार्यों में पुलिस तथा 

प्रशासन की सहायता करेगा; तथा 
( xxii ) उपरोक्त के अतिरिक्त वह, समय - समय पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सौंपे गए कार्य कार्यान्कित करेगा । " | 
उक्त नियमों में , नियम 12 में , उपनियम ( 2) में , विद्यमान " लाठी, बैटरी और सीटी शब्दों तथा चिहन के स्थान पर 
" लाठी, बैटरी , सीटी, छाता और साइकिल " शब्द तथा चिह्न, प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 


4 


डॉ० श्याम सुन्दर प्रसाद, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

गृह विभाग । 


668 


HARYANA GOVT . GAZ . (EXTRA .), SEPT. 13 , 2018 (BHDR . 22 , 1940 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 

HOME DEPARTMENT 


Notification 

The 13th September , 2018 
No. S .O . 60 / P . A . IV / 1872 /S . 39A /2018. — In exercise of the powers conferred by Section 39 - A of the Punjab 
Laws Act, 1872 (Punjab Act IV of 1872 ), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to 
amend the Haryana Chowkidara (Watchman ) Rules, 2013 , namely: 
1. These rules may be called the Haryana Chowkidara (Watchman ) Amendment Rules, 2018 . 

In the Haryana Chowkidara (Watchman ) Rules, 2013 (hereinafter called the said rules), in rule 3, for 
clause (b ), the following clause shall be substituted , namely : 
“ he should have passed at least the 10th class with Hindi/Sanskrit as one subject from a Government School or 
Government Recognized School. However , this new educational qualification would be applicable from the 
date of notification .” . 
In the said rules , in rule 9 , after clause ( xiii ), the following clauses shall be added , namely : 
“ (xiv) He shall prepare the register of birth and death and shall send a monthly report to the District 

Magistrate . 
(xv) He shall inform the police station in case of any situation arising relating to breach law and order. 
( xvi) He shall assist the police for controlling the law and order situation . 
(xvii) He shall inform the police about theft of electricity , water, tree , animal, machines and equipments of 

agriculture . 
(xviii) He shall assist the police to clear the blockade of road and traffic . 
(xix ) He shall assist the police in extinguishing the fire in the fields. 
(xx ) He shall assist the police control room and emergency response vehicles. 
(xxi) He shall remain present during the visit of Very Important Persons and Very Very Important Persons 

and shall assist the Police and District Administration in official works. 
( xxii ) Apart from the above , he shall carry out the work assigned to him by the District Magistrate from 

time to time” . 


In the said rules, in rule 12 , in sub -rule ( 2 ), for the words and sign “ Lathi, battery and whistle” , the words and 
signs “ Lathi, battery , whistle , umbrella and by -cycle ” , shall be substituted . 


DR . S . S . PRASAD , 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana , 

Home Department. 


8360 — L . R . - H .G . P ., Pkl. 


